निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 38 


15 आश्विन, 1931 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

7 अक्तूबर , 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-9 


भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई ० ए ० , आई ० एससी ० , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ०एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

11-11 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


13-13 


2 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


भाग-1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली, 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन, पटना । 


अधिसूचना 

22 सितम्बर 2009 
सं 0 नि 0वि 0 स्था 0 - चि0-323 / 09–4855— श्री गणेश प्रसाद,(वि0 प्र0 से0 ) संयुक्त सचिव - सह - मुख्य निगरानी 
पदाधिकारी, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को पत्नी की चिकित्सा के लिए, बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 
के अन्तर्गत दिनांक 21 जुलाई 2009 से 13 अगस्त 2009 तक कुल -24 ( चौबीस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
आर0 के 0 जैन, संयुक्त सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

7 सितम्बर 2009 
सं ० 1 / रा.स्था.वि 0 स 0 से0.( अभ्या.) 43 / 07 / 3671— श्री अनिरुद्ध सिंह, संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, तिरहुत 
प्रमंडल , मुजफफरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, सारण 
प्रमंडल , छपरा का प्रभार दिया गया जाता है । 
यह आदेश तुरत लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

ललन राय, उप - सचिव । 


7 सितम्बर 2009 
सं ० 1 / रा.स्था.वि0 स 0 से 0.(अति.प्र .) 22 / 09 / 3673 — श्री कृष्णा चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा को 
अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, नवादा अंचल , नवादा का प्रभार 
दिया जाता है । 
यह आदेश तुरत लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

ललन राय, उप - सचिव । 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 जनवरी 2009 
सं ०1 / डी1-10-05 / 2007 - गृ.आ.- 175 — श्री कुन्दन कृष्णन, भा.पु.से. ( 94 ), पुलिस उप - महानिरीक्षक ( सुरक्षा) 
विशेष शाखा, बिहार, पटना को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु विरमित होने की तिथि से उनकी सेवाएं गृह मंत्रालय, भारत 
सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती है । 

श्री 

कृष्णन को निदेश दिया जाता है कि वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण 
कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
डी 0 एम0 झा , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


3 


करें । 


16 जनवरी 2009 
सं ० 1 / डी. - 10-05 / 2007 - खंड - गृ.आ.- 230 — श्री यशवंत मल्होत्रा, भा.पु.से. ( 75 ), अपर पुलिस महानिदेशक , 
अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु विरमित होने की तिथि से उनकी सेवाएं गृह मंत्रालय, 
भारत सरकार , नई दिल्ली को सौंपी जाती है । 

श्री मल्होत्रा को निदेश दिया जाता है कि वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यभार 
ग्रहण कर प्रतिवेदन 

प्रस्तुत 
सं ० 1 / डी. -10-05 / 2007 - खंड- गृ.आ.- 231— श्री आर. आर. वर्मा, भा.पु.से. (78), अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य 
अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु विरमित होने की तिथि से उनकी सेवाएं गृह मंत्रालय, 
भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती है । 

श्री वर्मा को निदेश दिया जाता है कि वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण 
कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


20 जनवरी 2009 
सं ० 1 / एल 1-10-13 / 1999 – गृ0 आ0-255 – श्री परेश सक्सेना, भा 0पु0 से0 ( 1994 ) को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) 
नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 22 मई 2006 से 27 जुलाई 2006 तक कुल 67 ( सड़सठ) दिनों की 
उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


20 जनवरी 2009 
सं ० 1 / एल 1-10-20 / 2007 - गृ0 आ0-256 — श्री आनन्द शंकर, भा 0 पु 0 से0 (1973), महानिदेशक , विद्युत पर्षद कोषांग , 
बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12 मई 2008 से 
20 मई 2008 तक कुल 09 ( नौ ) दिनों का एवं दिनांक 30 जून 2008 से 4 जुलाई 2008 तक 5 (पाँच) दिनों का , कुल 14 
( चौदह ) दिन के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


29 जनवरी 2009 
सं ० 1 / एल 1-10-10 / 2008 - गृ0 आ0-342 श्री मो 0 शहाब अख्तर, भा 0पु0 से0, पुलिस उप - महानिरीक्षक, कोशी 
क्षेत्र, सहरसा को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 23 जून 
2008 से 16 अगस्त 2008 तक कुल 55 (पचपन) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


2 फरवरी 2009 
सं ० 1 / एल 1-10-09 / 2008 - गृ0 आ0-378 — श्री एम 0 सुनील कुमार नायक , भा 0पु 0 से 0 (2005 ), पुलिस अधीक्षक , मुंगेर 
को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 6 अगस्त 2008 से 17 अगस्त 
2008 तक कुल 12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


4 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


2 फरवरी 2009 
सं ० 1 / पी05-1010 / 2003 - खंड - गृ0 आ0-383 — भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम -4 
में अंकित प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के प्रवर कोटि वेतनमान एवं ग्रेड में प्रोन्नत किया जाता है । 

इस प्रोन्नति के फलस्वरूप किसी भी पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा । 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


प्रोन्नति का प्रभाव 


आवंटन 
वर्ष 


1 


2 


3 


1 


श्री बलदेव प्रसाद 


1994 


2 


1994 


3 


1994 


4 


1995 


4 
पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि में दी गयी 
की तिथि से 
तात्कालिक प्रभाव से 
तात्कालिक प्रभाव से 
तात्कालिक प्रभाव से 
तात्कालिक प्रभाव से 
तात्कालिक प्रभाव से 
तात्कालिक प्रभाव से 
तात्कालिक प्रभाव से 
तात्कालिक प्रभाव से 
तात्कालिक प्रभाव से 


5 


1995 


श्री डी . एन . गुप्ता 
श्री शैलेश कुमार सिंह 
श्री सुशील एम . खोपड़े 
श्री एस . रविन्द्रण 
श्रीमती आर. मल्लार विजी 
श्री जगमोहन ( केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति ) 
श्री शाहरुख मजीद 
श्री सत्यनारायण झा 
श्री सुनील कुमार सिन्हा 


6 


1995 


7 


1995 


8 


1995 


9 


1995 


10 


1995 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


10 फरवरी 2009 
सं ० 1 / पी5-10-03 / 2008 - गृ.आ.- 447— श्री निर्मल कुमार आजाद, भा.पु.से. ( 94 ), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति ( पुलिस 
अधीक्षक की कोटि ) को उनसे कनीय श्रीमती ए. एस. निलेकर, भा.पु.से. (94) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरुप पुलिस उप 
महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप - महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी 
प्रोन्नति ( प्रोफार्मा प्रोमोशन ) दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


17 फरवरी 2009 
सं० 1 / एल1-10-02 / 2009 - गृ0 आ0-590 — श्री निशांत कुमार तिवारी, भा 0 पु0 से0, पुलिस अधीक्षक , नवादा को 
अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम 10 , 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 21 फरवरी 2009 से 13 मार्च 
2009 तक कुल 21 (इक्कीस ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । पुलिस अधीक्षक , 
अवकाश की अवधि में समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -3, गया अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नवादा का भी कार्य 


नवादा के 


देखेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


25 फरवरी 2009 
सं ०1 / पी5-10-01 / 2008 - गृ.आ.- 805 — श्री दिनेश सिंह विष्ट , भा.पु.से.( 87), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति ( पुलिस 
उप - महानिरीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्री राजविन्दर सिंह भट्टी, भा.पु.से.(79) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरुप पुलिस 
महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी प्रोन्नति 
(प्रोफार्मा प्रोमोशन ) दी जाती है । 

सं ०1 / पी5-10-01 / 2008 - गृ.आ.- 806 — श्री ए0 एस0 राजन , भा.पु.से.( 87), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति ( पुलिस 
उप - महानिरीक्षक की कोटि ) को उनसे कनीय श्री विनय कुमार, भा.पु.से.( 91 ) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरुप पुलिस 
महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी प्रोन्नति 
( प्रोफार्मा प्रोमोशन) दी जाती है । 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


5 


सं ०1 / पी5-10-01 / 2008 - गृ.आ.- 807— श्री संजीव कुमार सिंघल , भा.पु.से.(88 ), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति ( पुलिस 
उप - महानिरीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्री प्रवीण वशिष्ट, भा.पु.से.(91) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरुप पुलिस 
महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी प्रोन्नति 
( प्रोफार्मा प्रोमोशन ) दी जाती है । 

सं ०1 / पी5-10-01 / 2008 - गृ.आ.- 808 — श्री मनमोहन सिंह , भा.पु.से.(88), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति ( पुलिस 
उप - महानिरीक्षक की कोटि ) को उनसे कनीय श्रीमती प्रीता वर्मा, भा.पु.से.(91 ) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरुप पुलिस 
महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी प्रोन्नति 
(प्रोफार्मा प्रोमोशन ) दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


26 फरवरी 2009 
सं ०1 / एल ० टी ० सी०-50-02 / 2008 - गृ० आ०-831 — विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / एल ० टी ० सी०-50-02 / 08 
गृआ०-9565 , दिनांक 11 नवम्बर 2008 के द्वारा श्री जे० के ० खन्ना, भा ०पु ० से० ( वी ०एच०-74) को दिनांक 10 दिसम्बर 2008 
से 19 दिसम्बर 2008 तक कुल 10( दस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनको दिनांक 9 दिसम्बर 2008 
( एक दिन ) का पूर्वस्थित ( Prefix ) अवकाश स्वीकृत किया गया था । 

श्री खन्ना के अनुरोध पर दिनांक 20 दिसम्बर 2008 (एक दिन ) का पूर्वस्थित ( Prefix ) अवकाश के बदले 
पश्चस्थित ( Suffix ) अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 
इस हद तक अधिसूचना को संशोधित समझा जाय । अधिसूचना में अंकित शेष बातें यथावत् रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


4 मार्च 2009 
सं ० 1 / एल 1-10-10 / 2005 - गृ0 आ0-1017 श्री राकेश राठी, भा 0 पु0 से0 ( 2002), पुलिस अधीक्षक , मधुबनी को 
अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10 , 11, 20 एवं 05 के अन्तर्गत दिनांक 12 फरवरी 2009 से 23 मार्च 
2009 तक कुल 12 ( बारह ) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


5 मार्च 2009 
सं ० 1 / एल 1-10-16 / 2008 - गृ0 आ0-1072 - श्री श्याम कुमार, भा 0पु 0 से 0, पुलिस अधीक्षक - सह - सहायक निदेशक , 
बिहार पुलिस अकादमी, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
19 नवम्बर 2008 से 30 नवम्बर 2008 तक कुल 12(बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती 
है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


17 मार्च 2009 
सं ० 1 / एल 1-10-04 / 2008 - गृ0 आ0-1226 — श्री सुशील एम0 खोपड़े, भा 0 पु0 से0 (1995 ), राज्यपाल के परिसहाय , 
बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 19 मई 2008 
से 5 जून 2008 तक कुल 18( अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


6 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


गृह 

विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 फरवरी 2009 
सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - खंड II- गृ.आ.- 365— श्री राज्यबर्द्धन शर्मा, भा.पु.से. (1980), पुलिस महानिरीक्षक , 
मुख्यालय एवं विधिक मामले , बिहार, पटना को अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि 
से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक , आर्थिक अपराध कोषांग एवं अपराध अनुसंधान 
विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - खंड II- गृ.आ. - 366 — श्री सुनीत कुमार , भा.पु.से. (1980), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस, 
बिहार , पटना को अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश 
तक अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - खंड II- गृ.आ.- 367- श्री पी 0 के 0 ठाकुर, भा.पु.से. (1980 ), पुलिस महानिरीक्षक 
( आसूचना), विशेष शाखा, बिहार , पटना को अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा एवं आसूचना, बिहार, पटना, के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - खंड II- गृ.आ. - 368— श्री राजेश रंजन, भा.पु.से. (1984 ), पुलिस महानिरीक्षक, अपराध 
अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय एवं प्रशासन), 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - खंड II- गृ.आ.- 369 — श्री अरविन्द पाण्डेय, भा.पु.से.(1988 ), पुलिस उप - महानिरीक्षक, 
तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, रेल, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - खंड II- गृ.आ.- 370— श्री राजविन्दर सिंह भट्टी, भा.पु.से. (1990), पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में (दिनांक 12 जनवरी 2009 से ) को अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक , तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


के पद 


3 फरवरी 2009 
सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 389— श्री मड़ई राम, भा.पु.से. (91 ), पदस्थापन की प्रतीक्षा में को अगले आदेश 
तक पुलिस अधीक्षक , कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 390— श्री योगेन्द्र पासवान, भा.पु.से. ( 96 ), पुलिस अधीक्षक, विद्युत निगरानी 
कोषांग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , सहकारिता कोषांग, बिहार, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 – गृ.आ.-391- श्री सतीश कुमार, पुलिस अधीक्षक , कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान 
विभाग, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक , राज्य अपराध 
अभिलेख ब्यूरो, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


3 फरवरी 2009 
सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 – गृ.आ.-392 – श्री असगर ईमाम , पुलिस उपाधीक्षक (मु०), रोहतास को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण ), बिहार, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ. - 393 -श्री सुधीर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक , निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 394 — श्री मंसूर अहमद, पुलिस उपाधीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार , 
पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक ( ओ0एस0 डी 0), अपराध अनुसंधान 
विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


7 


सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 395 — श्री प्रकाश कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग , बिहार, 
पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक , एस 0 टी 0एफ 0, बिहार , पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 396— श्री अजीत कुमार राय , पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग, बिहार , 
पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में नगर पुलिस अधीक्षक , पूर्वी पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 397— श्री मो 0 रहमान, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -4, डुमराँव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 – गृ.आ.- 398 — श्री सुकन पासवान, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), कटिहार को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, विद्युत निगरानी कोषांग, बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 399 – श्री वरुण कुमार सिन्हा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाँका को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक ( जी 0), विशेष शाखा, बिहार , पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 400 — श्री चन्द्रिका प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रोसड़ा को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -14 , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 – गृ.आ. - 401— श्री विनोद कुमार -2, पुलिस उपाधीक्षक , एस 0 टी 0एफ 0 , बिहार , पटना 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक , सी 0 टी 0 एस0, नाथनगर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


16 फरवरी 2009 
सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 550 — श्री कृष्ण चौधरी, भा.पु.से. ( 1979 ), अपर पुलिस महानिदेशक , तिरहुत 
प्रक्षेत्र , मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक - सह -निदेशक, बिहार पुलिस 
अकादमी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 551— श्री अरुण चन्द्र वर्मा, भा.पु.से. (1979), अपर पुलिस महानिदेशक , 
दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक ( आधुनिकीकरण), बिहार, पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 552— श्री राजविन्दर सिंह भट्टी, भा.पु.से. (1990 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , 
तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते 
हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 553— श्री विनय कुमार, भा.पु.से. (1991), पुलिस उप महानिरीक्षक , दरभंगा 
क्षेत्र, दरभंगा को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले 
आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक ( आसूचना), विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री कुमार, पुलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 554 — श्री प्रवीण वशिष्ट , भा.पु.से. ( 1991 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , मगध क्षेत्र, 
गया को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश 
तक पुलिस महानिरीक्षक , दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ. - 555 — सुश्री प्रीता वर्मा, भा.पु.से. (1991 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , चम्पारण 
क्षेत्र, बेतिया को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले 
आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सुश्री वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक ( आर्थिक अपराध), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना तथा पुलिस महानिरीक्षक, 
कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग , बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 556 — श्री कुमुद कुमार वर्मा, भा.पु.से. (1991 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , 
(कार्मिक ), बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, भागलपुर क्षेत्र , भागलपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


8 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 557 – श्री रधुनाथ प्रसाद सिंह, भा.पु.से. (1991 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , 
भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक ( प्रोविजन), बिहार , पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक ( प्रशासन ), बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 558 — श्री बी 0 श्रीनिवासन, भा.पु.से. ( 1992), पुलिस उप महानिरीक्षक , मुंगेर 
क्षेत्र, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक , तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 559 — श्री अमित कुमार, भा.पु.से. (1994 ), पुलिस उप महानिरीक्षक - सह - वरीय 
पुलिस अधीक्षक, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 560— श्रीमती अनुपमा एस. निलेकर, भा.पु.से. (1994 ), पुलिस उप महानिरीक्षक 
(प्रोविजन), बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक , मगध क्षेत्र, गया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 – गृ.आ.- 561- श्री बलदेव प्रसाद, भा.पु.से. (1994 ), पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), 
बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 – गृ.आ.- 562 — श्री एस. रविन्द्रण, भा.पु.से. (1995 ), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -3, 
बोध गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 – गृ.आ.- 563 – श्रीमती आर. मल्लार विजी, भा.पु.से. (1995 ), पुलिस अधीक्षक , गया को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 – गृ.आ. - 564 — श्री अजिताभ कुमार, भा.पु.से. (1997), पदस्थापन की प्रतीक्षा में को 
अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक ( सी 0), अपराध अनुसंधान विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 565 — श्री अमित लोढ़ा, भा.पु.से. (1998), पुलिस अधीक्षक, रेल, मुजफ्फरपुर 
अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -6, मुजफ्फरपुर के प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 566 — श्री एम. आर. नायक, भा.पु.से. (1998), पुलिस अधीक्षक , किशनगंज को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री नायक , समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -3, बोध गया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ. - 567— श्री राम नारायण सिंह, भा.पु.से. ( 1998), समादेष्टा , बिहार सैन्य 
पुलिस -6 , मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , किशनगंज के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 568 — श्री गणेश कुमार, भा.पु.से. (2000), पुलिस अधीक्षक , औरंगाबाद को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( क्यू ), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


19 फरवरी 2009 
सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 – गृ.आ. - 668 — डॉ 0 परेश सक्सेना, भा 0 पु0 से0 (1994), पुलिस उप महानिरीक्षक, 
तकनीकी सेवाएँ एवं संचार , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक , चम्पारण 
क्षेत्र, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - गृ.आ.- 669 — श्री शहाब अख्तर, भा 0 पु0 से 0 (1991 ), उप महानिरीक्षक- सह - उप 
महासमादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार , पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप महानिरीक्षक , 
तकनीकी सेवाएँ एवं संचार, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


19 फरवरी 2009 
सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - खंड - गृ.आ. - 670— श्री आनंद शंकर, भा 0 पु0 से 0 (1973 ), पुलिस महानिदेशक 
(निगरानी), विद्युत बोर्ड, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक - सह - असैनिक सुरक्षा 
आयुक्त , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


9 


सं ० 1 / पी1-10-13 / 2007 - खंड - गृ.आ.- 671— श्री मनोज नाथ, भा 0 पु0 से 0 (1973), महानिदेशक- सह - असैनिक 
सुरक्षा आयुक्त, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक (निगरानी), विद्युत बोर्ड , 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


18 मार्च 2009 
सं ०1 / पी1-10-13 / 2007 - खंड-II- गृ.आ. - 1338 — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के फैक्स संवाद 
संख्या -434 / 1 / BIHAR / 2009 दिनांक 18 मार्च 2009 के आलोक में श्री गोपाल सिंह भदोरिया, भा 0पु0 से0 (98), समादेष्टा , 
बी 0एम 0पी0-1 , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

श्री पंकज कुमार दराद , भा 0 पु0 से0 (J & K- 95), पुलिस अधीक्षक , दरभंगा अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय में 
योगदान देंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


21 मार्च 2009 
सं ० 1 / पी1-10-13/ 2007 - खंड- II- गृ.आ.- 1462 — श्री पंकज कुमार दराद, भा 0पु0 से 0 (J & K -95 ) पदस्थापन 
की प्रतिक्षा में (दिनांक 19 मार्च 2009 से), को अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक ( अ.), विशेष शाखा, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 40 -डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


10 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


11 


भाग-2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पत्र संख्या- अ ० पा०-140/ 2007 ( खण्ड-I)409/ वि ० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

2 जुलाई 2009 
विषय :- राज्य सरकार के ग्रुप "ए " एवं ग्रुप " बी " कोटि के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन संबंधी आँकड़ों 

तथा आदेशों का संग्रह एवं विश्लेषण के संबंध में । 

सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण / पदस्थापन के विषय में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं ० 434, दिनांक 
1 मार्च 2007 संकल्प सं० 1697, दिनांक 28 मई 2008 एवं पत्रांक -881, दिनांक 3 जून 2009 की पृष्ठ भूमि में सरकार द्वारा 
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ग्रुप “ए ” तथा ग्रुप “ बी ” कोटि के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण संबंधी आँकड़ों तथा आदेशों 
का संग्रह मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा किया जाएगा । इनके आधार पर सरकार के स्थानान्तरण नीति के आलोक में स्थानान्तरणों 
का विश्लेषण मुख्य सचिव , बिहार करेंगे और तत्संबंधी प्रतिवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे । 

2. सभी विभाग ग्रुप “ए ” तथा ग्रुप “ बी ” कोटि के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन संबंधी आँकड़े एवं आदेश की 
प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को ससमय उपलब्ध करायेगें । 
3. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
नवीन कुमार, प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 100- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


बिहार गजट , 7 अक्तूबर 2009 


13 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


29 


रुप 


संशोधित अधिसूचना 

20 मार्च 2009 
सं ० 1 / एम 2-60-06 / 2007 - गृ0 आ0-1451 — गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अपील आदेश संख्या 
26011/09/2007 आई0 पी 0 एस0-II दिनांक 29 जून 2007 के आलोक में गृह ( आरक्षी) विभागीय अधिसूचना संख्या 6607, 
दिनांक जून 2007 

को आंशिक से संशोधित करते हुए श्री मिश्र, भा 0 पु0 से0 (1969 ) 
महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को दिनांक 29 जून 2007 के अपराह्न से 
निलंबन से मुक्त किया जाता है । 
अधिसूचना में अंकित शेष बातें यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


